रजिस्ट्री सं. डी. एल . -33002 /99 


REGISTEREDNo. D.L. - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


man 


. 


दिल्ली राजापान 


रूयमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 881 
No. 88] 


दिल्ली , बुधवार , मई 16 , 2012 / वैशाख 26 , 1934 
DELHI, WEDNESDAY, MAY 16 , 2012 / VAISAKHA 26 , 1934 


[ रा. रा. रा. क्षे.दि . सं. 38 

IN. C . T. D . No. 38 


भाग - IV 


PART -IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 


GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


वित्त ( राजस्व - 1 ) विभाग 

अधिसूचनाएं 
दिल्ली , 16 मई , 2012 


सं. फा , 10 (2 )/ वित्त ( राज.- 1 ) / 2012 - 13 / डीएस III / 407 . — दिल्ली आबकारी अधिनियम , 2009 ( 2010 का दिल्ली 
अधिनियम 10 ) की धारा 81 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , दिल्ली आबकारी 
नियमावली , 2010 में आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं , अर्थात् : -- 


1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ..-- ( 1 ) इन नियमों को दिल्ली आबकारी ( द्वितीय संशोधन ) नियमावली , 2012 कहा जाएगा । 


( 2 ) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे । 


2. नियम 152 का संशोधन . - दिल्ली आबकारी नियमावली , 2010 ( यहां बाद में " मूल नियमावली " के रूप में उल्लिखित ) के 
नियम 152 के उप -नियम ( 1 ) में , तालिका के बाद खंड ( iii ) में निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किया जायेगा : -- 


“ शर्त यह है कि माइक्रोब्रेवरी द्वारा निर्मित बीयर के संबंध में देय शुल्क की दर 15 रुपये प्रति बल्क लीटर होगी । 


3. नियम 154 का संशोधन.- ~ मूल नियमावली के नियम 154 के उप - नियम ( 2 ) की तालिका में लाइसेंसों की अन्य श्रेणियों के लिए 
लाइसेंस शुल्क क्रम संख्या 13 की पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


" 13 


32( 1 ) 


एल --11 


माइक्रोब्रेवरी द्वारा निर्मित 
बीयर का खुदरा विक्रय 
केन्द्र 


प्रतिदिन 500 लिटर तक स्थापित 
क्षमता के लिये 2 ,50,000 रुपये । 
प्रतिदिन 500 लीटर से अधिक तथा 
1000 लीटर तक स्थापित क्षमता के 
लिये 5 .00 , 000 रुपये । " 


1767 29/ 2012 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART PV 


4. फार्म एल - 11 का समावेशन. - मूल नियमावली के साथ संलग्न फार्मों में फार्म एल - 10 के बाद निम्नलिखित नया फार्म सन्निविष्ट 
किया जाएगा , अर्थात् : 

" फार्म एल - 11 


[ नियम 32 एवं 66 ( 19 ) ] 

एल -11 ( माइक्रोब्रेवरी द्वारा निर्मित बीयर का खुदरा विक्रय केन्द्र ) 


लाइसेंस की श्रेणी 


2. पंजीकरण संख्या 


3 


कम्पनी / फर्म/ व्यक्ति का नाम 


4 


निदेशक/ स्वामी/ पार्टनर का नाम 


एल - 1 ] विक्रय केन्द्र का पता 


बिक्री का समय 


लाइसेंस शुल्क 


8 


कब तक वैध है 


31 -3 -20..... 


9 


जारी करने की तिथि 


शर्ते :-...दिल्ली आबकारी अधिनियम , 2009 , इसके अन्तर्गत बनाई गयी नियमावली के उपबंधों , लाइसेंस की शर्तों तथा समय - समय पर लाइसेंस 
प्राधिकारी द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस जारी किया जाता है । 


उपायुक्त " 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के 

आदेश से तथा उनके नाम पर , 


एस. के. कामरा , उप - सचिव - III ( वित्त ) 


FINANCE (REVENUE - I) DEPARTMENT 

NOTIFICATIONS 

Delhi,the 16th May, 2012 
No. E 10( 2 )/ Fin. ( Rev.- 1 )/ 2012-13/DS III/ 407.---.In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of 
Section 81 of the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010 ), the Government of National Capital Territory of Delhi, 
hereby makes the following rules further to amend the Delhi Excise Rules, 2010, namely :---- 

___ 1. Short title and commencement. — (1 ) These rules may be called the Delhi Excise (Second Amendment ) 
Rules, 2012 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette, 

2. Amendment of rule 152. --.In the Delhi Excise Rules, 2010 ( herein after referred as Principal Rules ), in rule 152, 
in sub- rule ( 1 ), after the table in clause ( iii ),the following proviso shall be inserted, namely :--- 

“ Provided that the rate of duty payable in respect of Beer manufactured by Microbrewery shall be @ Rs. 15 per 
bulk litre. ". 


3.Amendmentofrule 154 .- In the principalrules, in rule 154, in sub -rule (2 ), in the table licence fees for the other 
categories of licences , the row at S. No. 13, shall be substituted, by the following namely: 


"13 


32( 1 ) 


L - 11 


Retail Vend ofBeer, 
manufactured by 
Microbrewery 


Rs. 2 ,50 , 000 for installed capacity 
upto 500 litres per day . 
Rs. 5 ,00 ,000 for installed capacity 
ofmore than 500 litres and upto 
1000 litres per day. " 


PARI IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


4. Insertion of Form L - 11. — In the Principal Rules, in the forms appended thereto , after Forin L - 10 , the 
following new form shall be inserted , namely: - - 

" FORM L - 11 


[ Rules 32 and 66(19 ) 


L -11 ( Retail vend of Beer manufactured by Microbrewery ) 


1. 
2. 
3. 


Category of licence 
Registration number 
Name of company/ firm / individual 


Name of the Director/Proprietor/Partner 


_ Address of L - 11 vend 


Hours of sale 


Licence fee 


8. 


Validity upto 


31 -3 - 20...... 


9. Date of issue 
Conditions : --- 

The Licence is granted subject to theprovisions of the Delhi Excise Act, 2009, the Rules framed thereunder , the 
terms and conditions of licence and the instructions issued by the licensing authority from time to time. 

Deputy Commissioner " 


By Order and in the Name of the Lt. Governor of the 

National Capital Territory of Delhi, 

S . K . KAMRA, Dy . Secy. Ill (Finance ) 
वित्त ( राजस्व - 1 ) विभाग 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली, 16 मई, 2012 
सं . फा . 12(20) /वित्त ( राजस्व - 1 )/ 2011- 12 / डीएस III / 406 .--- दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 ( 2010 का दिल्ली 
अधिनियम 10 ) की धारा 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , दिल्ली आबकारी नियमावली, 201 () 
में पुन : संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं , अर्थात् :... 

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.-- (1) इन नियमों को दिल्ली आबकारी ( संशोधन ), नियमावली, 2012 कहा जाए । 

( 2 ) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे । 

2. नियम 154 का संशोधन .---नियम 154 के उपनियम ( 2 ) में , लाइसेंसों को अन्य श्रेणियों के लिए लाइसेंस शुल्क शीर्षक के 
अन्तर्गत तालिका में कॉलम 5 के अन्तर्गत , क्रम संख्या 12 के समक्ष " 6, 00,000 अंकों के स्थान पर " 8,00 ,000 " अंकों को प्रतिस्थापित 
किया जयेगा। 

FINANCE ( REVENUE-I) DEPARTMENT 

NOTIFICATIONS 

Delhi, the 16th May , 2012 
No. F. 12 (20 )/ Fin . (Rev.- 1 )/2011 - 12 /DS 111/406 . - In exercise of the powers conferred by Section 81 of 
the DelhiExcise Act , 2009 (DelhiAct 10 of 2010 ), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby,makes the 
rules further to amend the Delhi Excise Rules, 2010, as following thatnely : 

1. Short Title and Commencement. - ( 1) These rulesmay be called the DelhiExcise ( Amendment) Rules, 2012 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette 

2. Amendment of rule 154. -- In rule 154, in sub -rule ( 2 ), in the Table under heading Licence Fees for other 
categories of licences against Sr. No . !2 , under column 5 , for the figures “ 6 ,00 ,000 ” , the figures “ 9 ,00,000 " shall be 
substituted . 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PAR! [ V 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग 
[ कार्यालय उप निदेशक ( होमियोपैथी )/निर्वाचन अधिकारी ] 
( बोर्ड ऑफ होमियोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन , दिल्ली चुनाव , 2012 ) 

अधिसूचना 

दिल्ली , 16 मई , 2012 
सं. फा . 3( 195 ) / 2012 - 13 / डी . आई. एस . एम . एच . / होमिओ/ संस्थापना / 2077 .--.. जैसा कि दिल्ली होम्योपैथिक अधिनियम , 
1956 की धारा 3 ( 2 ) ( अ ) भाषा 8 के उपबंध एवं दिल्ली होम्योपैथिक ( संशोधन ) अधिनियम , 1996 ( दिल्ली अधिनियम संख्या 11 ) के अनुसार 
बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के सदस्यों का चुनाव होना है । मान्यताप्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सकों की जानकारी के लिए यह 
अधिसूचित किया जाता है :...... 

1. बोर्ड के चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या चार है । 


..::. 


2. नामजदी पत्र के प्रपत्र रजिस्ट्रार , बोर्ड ऑफ होमियोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन , चतुर्थ तल , बी -विंग , जी. पी. ओ. परिसर ( विकास 
भवन--11 ) , सिविल लाइंस , दिल्ली - 110054 से दिनांक 21 - 5 - 2012 से 26 - 5- 2012 तक किसी भी कार्यदिवस को सांय 3. 00 बजे से 5. 00 बजे 
के मध्य लिए जा सकते हैं । 

3. नामजदी पत्र चुनाव अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा उनके कार्यालय में दिनांक 28 - 5 - 2012 साय 3.00 बजे तक पहुंच 
जाने चाहिए । 

4 . नामजदी पत्रों की जांच चुनाव अधिकारी द्वारा 29 -5 - 2012 को सांय 3. 00 बजे उनके कार्यालय बोर्ड ऑफ होमियोपैथिक सिस्टम 
ऑफ मेडिसिन , चतुर्थ तल , बी -विंग , जी . पी . ओ. परिसर ( विकास भवन--11 ) , सिविल लाइंस , दिल्ली - 110054 में की जाये 


5. प्रत्याशी द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 31 - 5 - 2012 को सांय 3. 00 बजे से 5. 00 बजे तक होगी । 


6 , डाक द्वारा मतपत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 8 - 6 - 2012 को सांय 5. 00 बजे तक होगी । 


7. ऐसा मतपत्र व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा चुनाव अधिकारी के पास 18 - 6 -2012 को सांय 5.00 बजे तक पहुंच जाने चाहिएं । 
उपरोक्त तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले मतपत्रों को रद्द कर दिया जायेगा । 

8. चुनाव यदि आवश्यक हुआ तो दिनांक 18 - 6 - 2012 को सुबह 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक कार्यालय , बोर्ड ऑफ 
होमियोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन , चतुर्थ तल, बी -विंग , जी . पो . ओ, परिसर ( विकास भवन - 11) , सिविल लाइंस , दिल्ली - 110054 में होंगे । मतों 
की जांच व गणना कार्यालय में उसी दिन मतदान समाप्त होने के तत्काल बाद की जायेगी । 


आदेश से , 


डॉ . राजकुमार मनचंदा, 


उप निदेशक ( होमियोपैथिक )/निर्वाचन अधिकारी 


बोर्ड ऑफ होमियोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन , दिल्ली चुनाव , 2012 


DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


HOffice of the Dy. Director ( H)/ Returning Officer | 
[ Election of Board of Homoeopathic System of Medicine , Delhi , 20121 

NOTIFICATION 


Delhi, the 16th May, 2012 
No . F . 3 ( 195 )/2012 - 13 /DISMH /Homoeo / Estt./2077 .- - Whereas election of the members of the Board of 
Homoeopathic System ofMedicine, Delhi is to be held in pursuance of the provisions of Section 3( 2 )(a ) read with Section 
8 of the Delhi Homoeopathic Act, 1956 as amended (Delhi Act No. 11 of 1996 ). It is hereby notified for the general 
information of the Registered Homoeopathic Practioners that : -- - 

1. The number ofmembers of the Board to be elected is FOUR . 

2 . Forms for the nomination papers may be obtained from the office of the Registrar, Board of Homoeopathic 
System ofMedicine, 4th Floor , GPO Building , B - Wing , Vikas Bhawan - 11 . Civil Lines, Delhi- 110054 on any working day 
between 3. 00 PM to 5 .00 PM from 21st May, 2012 to 26th May , 2012 . 


PART IVI 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


3 . Nomination papers may be delivered to the Undersigned personally or send by post so as to reach in his office 
atBoard of Homoeopathic System ofMedicine, 4th Floor, GPO Building , B - Wing, Vikas Bhawan -II. Civil Lines , Delhi 
110054 up to 3 .00 PM on or before 28th May, 2012 . 

4 Nomination papers will be taken up for scrutiny by the undersigned at 3.00 PM on 29th May, 2012 at Buaid uſ 
Homoeopathic System ofMedicine, 4th Floor, GPO Building , B -Wing , Vikas Bhawan -II, Civil Lines, Delhi- 110054 . 

5. Last date for withdrawal ofnomination by a candidate shall be 31st May, 2012 between 3 .00 PM to 5 .00 PM . 
6 . The last date for submitting the request for postal ballotpapers shall be 8th June, 2012 up to 5 .00 PM . 

7 . Last date for delivering of postal ballot papers by the voters either by personally or by post shall be on 18th 
June, 2012 up to 5.00 PM Ballot papers received after 5.00 PM on 18th June, 2012 shall be rejected . 

8 . The polling , if required for the election will be held on 18th June, 2012 from , 10 .00 AM to 5.00 PM at Board of 
Homoeopathic System ofMedicine, 4th Floor, GPO Building , B - Wing , Vikas Bhawan -il , Civil Lines , Delhi-110054 . The 
counting of votes will be taken up inimediately after the poll is over at the sameplace . 


By Order 
Dr. R . K . MANCHANDA , Dy. Director (H )/ Returning Officer 
Board ofHomoeopathic System of Medicine, DelhiElection , 2012 


1767 D9 /12 - 2 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayanıri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


